रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


. . 


REGD . NO. D . L.- 33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 133 ] 
No. 133] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 27 , 2006 / आषाढ़ 6 , 1928 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2006/ASADHA 6, 1928 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 27 जून , 2006 
संख्या यू - 23013 / 14 / 06 - एल डब्ल्यू.---ठेका श्रम 
( विनियमन व उत्सादन ) अधिनियम , 1970 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा एक 
समिति का गठन करती है जो रेल कोच कारखाना , कपूरथला, पंजाब 
में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करेगी । 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत् 
होंगे : 


उत्तर- मध्य रेलवे, मथुरा जंक्शन , 

( उतर प्रदेश ) - 281002 
4. श्री पी . के. शर्मा, सलाहकार , . - सदस्य 

( औद्योगिक संबंध ), 
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड , 

रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 
5. श्री . एन . के. सिन्हा , 

- सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , 
• रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड , 
रेलवे भवन , नई दिल्ली - 110001 


1. डॉ. एस . बालाकृष्णम , राजू, - अध्यक्ष 

8 - 3 - 169 /109 , द्वितीय तल , 
श्रीनिलयम सिद्धार्दनगर, 
हैदराबाद -500038 ( आन्ध्र प्रदेश ) 
2 श्री राखाल दास गुप्ता, - सदस्य 

सहायक महासचिव, 
उत्तर सीमांत रेलवे मजदूर संघ , 

मालीगांव , गुवाहाटी 
3. श्री के. एम. जौहरी , 

सहायक महासचिव , 
राष्ट्रीय भारतीय रेलवे परिसंघ , 
बंगला संख्या डी -2, पूर्व रेलवे कॉलोनी , 


6. उप - कल्याण आयुक्त , - सदस्य - संयोजक 

555- ए/ 2, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नवत् होंगे : -- 

" रेल कोच फैक्टरी , कपूरथला, पंजाब में विभिन्न प्रकार 
के रेल यात्री कोचों की विनिर्माण प्रक्रिया में ठेका श्रम 
प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना और उपयुक्त 
सिफारिश करना कि उक्त प्रतिष्ठान के उक्त कोचों में 
ठेका श्रमिकों के नियोजन को ठेका श्रम ( प्रतिषेध व 
विनियमन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों . 

को देखते हुए प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । " 
4. समिति का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा । समिति अपनी 
रिपोर्ट यथाशीघ्र देगी । 

टी.ए. श्रीनिवासन, सचिव 


1911 GIV2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SEC . 1] 


- Member 


4. Siri P.K . Sharma, Adviser 

( Industrial relation ), 
Ministry of Railways, Railway 
Board , Rail Bhavan , 
New Delhi- 110001 


Member 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT 

LABOUR BOARD ) 

RESOLUTION 
New Delhi, the 27th June, 2006 
No. U - 23013 /14/06LW . - In exercise of the powers 
conferred by Section 5 ofthe Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment of the Rail Coach Factory , Kapurthala , 
Punjab . 

2 . The composition of the Committee and its terms 
of reference will be as under : 

1. Shri S. Balakrishnam Raju , -- Chairman 

8-3 -169/ 1092nd Floor, 
Srinilayam , 
Siddardanagar, Hyderabad 
5000384 (AP ) 


5. Shri N .K , Sinha, 

Executive Director, 
Ministry of Railways , Railway 
Board, Rail Bhavan , 
New Delhi- 110001. 


6. The Deputy Welfare Commissi- Member 

ione , 555- A /2, Mumfordganj, Convenor 

Allahabad 
3. The terms of reference of the proposed Committee 
would be as follows : 


2. Shri Rakhal Das Gupta, - - Merba 

Assistant General Secretary, 
Northern Frontier Railway, 
Mazdoor Union , 

Maligaon Guwahati 
3 . Shri K .M . Johri , 

-- -Member 
AssistantGeneral Secretary , 
National Federation of Indian 
Railwavs. 
Bunglow No . D -2 , East Railway 
Colony, 
North Central Railways, Mathura 
Junction (U .P .)-281002 


" To study the working of contract labour system in 
manufacturing process of various type of Railway 
Passenger Coaches in the establishment of Rail Coach 
Factory, Kapurthala, Punjab and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of 
contract labour in the above jobs /works in the said 
establishmentbe prohibited keeping in view the provisions 
of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 ." 


be Liar 


4. The Headquartut vi iic Cummutee wiii be at 
Allahabad . The Committee should submit its report at the 
earliest. 


T. A . SRINIVASAN , Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


